रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 22, 2016 / पौष 1 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , DECEMBER 22 , 2016 /PAUSHA 1, 1938 


सं. 3012] 


No. 3012 ] 


NEW DET 


रेल मंत्रालय 


(रेलवे बोर्ड ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2016 


का . आ . 4118( अ). - केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् , उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उपधारा (1 ) के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उप खण्ड (ii ) में प्रकाशित 
भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 2010( अ), तारीख 01.06. 2016 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि 
को , उत्तर प्रदेश राज्य के जिला फतेहपुर में विशेष रेल परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंध 
और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


___ और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा (4) के अधीन प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले 
समाचार पत्रों राष्ट्रीय सहारा तारीख 06.07.2016 और हिन्दुस्तान तारीख 06.07.2016 को प्रकाशित किया गया था ; 


और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और तदानुसार आदेश पारित किया गया ; 


और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप -धारा (1) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार 
को प्रस्तुत कर दी है; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम , 1989 की धारा 20ङ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्ण रूप से सभी विलंगमों से मुक्त होकर 
केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 


5870 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए फतेहपुर जिले के अन्तर्गत आने वाली भूमि का 

संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण । 


जिले का नाम: - फतेहपुर 


तालुक 
का नाम 


ग्राम का नाम 


सर्वेक्षण / 
प्लाट सं0 


भूमि का | भूमि की । क्षेत्रफल 
प्रकार । प्रकृति 

( हे0 में ) 
5 6 7 


भू स्वामी / 
हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


3 


| 


(1) मऊ 


29 


निजी 


कृषि 


0 . 3000 


मोहनलाल पुत्र चन्द्रपाल , सोहनलाल 
पुत्र चन्द्रपाल, राकेश पुत्र रामखेलावन, 
राजेश पुत्र रामखेलावन , रामसुमेर पुत्र 
महिपाल, राम सिंह पुत्र महिपाल, 
धर्मपाल पुत्र महिपाल । 
रामबली पुत्र भिखारीलाल , पूरनलाल 
पुत्र शिवचरन । 
रूपरानी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद , शिवरानी 
पत्नी ओमनाथ । 


(2 ) बक्सपुर 


202 मिन्ज 


कृषि 


0 . 0850 


( 3) मलाका 


429 


निजी 


कृषि 


0 . 0500 


फतेहपुर 
सदर । (4) गौरी 


59/ 2 


निजी । 


कृषि 


0 . 0770 


मेवालाल पुत्र पित्तन , हीरालाल पुत्र 
पित्तन, छोटेलाल पुत्र पित्तन , श्रीमती 
देवरती पत्नी पित्तन, रामचन्द्र पुत्र 
रामकिशुन, रामऔतार पुत्र रामकिशुन , 
श्रीमती मैकी पत्नी रामकिशुन । 


(5) सदनपुर 


23 


कृषि 


0.1100 


| श्री देव मौर्या पुत्र भगवानदीन । 


553 


निजी 


कृषि 


0 . 1244 


अस्तीबाजयफ्ती 


550 


निजी 


कृषि 


0.3108 


इन्द्रपाल पुत्र सुखदेव , गयापाल पुत्र 
सुखदेव, सोहन पुत्र पित्तन, मोहन पुत्र 
पित्तन, शिवदुलारे पुत्र दुर्गा । 
सिराजुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन , 
रियाजुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन , 
कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन , असलम 
पुत्र इमामुद्दीन । 
अब्बास खान पुत्र सत्तार खान , युसुफ 
खान पुत्र सत्तार खान, फातिमा बीबी 
पत्नी सत्तार खान । 
रंजीत पुत्र छेददू सिंह, संतोष पुत्र 
छेददू सिंह, नरेन्द्र पुत्र छेददू सिंह । 
शियाप्यारी पत्नी राजेन्द्र सिंह । 


552 


निजी 


कृषि 


0.0100 


1568 


निजी 


कृषि 


0 . 0250 


2 . | 


(7) मौहार 
बिन्दकी 

| (8) दरियापुर । 


584 


निजी 


कृषि 


0 .0250 


[ फा . सं . 2013 / एलएमएल / 12 / 7 / ईस्टर्न कॉरिडोर / 813 ] 

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं - 1 ) 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(RAILWAY BOARD ) 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th December , 2016 


S .O . 4118 (E ). — Whereas, by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways (Railway 
Board ), number S . O . 2010 ( E ), dated the 01 / 06 /2016 published in Gazette of India, Extraordinary , Part- II , Section 3 , Sub 
section (ii) (hereinafter referred to as the said notification ) under sub -section ( 1) of Section 20A of the Railways Act, 
1989 (24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the 
land specified in the schedule annexed to the said notification for execution , maintenance , management and operation of 
Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor, in the District of Fatehpur, in the State of Uttar Pradesh ; 


And whereas, the substance of the said notification was published in the newspapers Rashtriya Sahara , dated the 
06 / 07 /2016 and Hindustan , dated the 06 /07 /2016 under sub -section (4 ) of Section 20A of the said Act; 


And whereas no objections were received and accordingly orders have been passed ; 


And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers 
conferred by sub section (1 ) of Section 20E of the Railways Act, the Central Government hereby declares that the lands 
specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And , further, in pursuance of sub -section (2 ) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district of Fatehpur, in the state of 

Uttar Pradesh for Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor. 


Name of the District : Fatehpur 


Area 


Name of 
Taluka 


Name of 
Village 


Plot/ 
Survey 

No. 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


Name of the land owner/ Interested 

Person 


Hect .) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Mau 


29 


Private 


Agriculture 


0.3000 


Mohanlal S /o Chandrapal, Sohanlal 
S /o Chandrapal, Rakesh , Rajesh S /o 
Ramkhelawan Ramsumer S /o 
Mahipal, Ramsingh S / Mahipal, 
Dharmpal S /o Mahipal. 
Rambali S /o Bhikhari Lal, Puranlal 
S /o Shivcharan . 


Bakshpur 


202 
MIN 


Private 


Agriculture 


0.0850 


Fatehpur 
Sadar 


Malaka 


429 


Private 


Agriculture 


0 .0500 


Roop Rani Wo Rajendra Prasad , 
Siya Rani W /o Omnath . 
Mewalal S /o Pittan , Heeralal Slo 
Pittan , Chotelal S /o Pittan , Smt 
Deorati W /o Pittan , Ramchandra S /o 
Ramkishun , Ramautar Slo 
Ramkishun Smt Maiki W /o 
Ramkishun . 


Gauri 


59/2 


Private 


Agriculture 


0.0770 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Plotl 


Name of 
Taluka 


Name of 
Village 


Type of 
Land 


Survey 

No. 


Nature of 

Land 


Area 

(In 
Hect .) 


Name of the land owner / Interested 

Person 


( 2 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 3) 
Sadanpur 


(5 ) 
Private | Agriculture 


23 


0 .1100 


553 


Private | Agriculture 


0 .1244 


Astibajyapti 


550 


Private 


Agriculture 


0.3108 


Sri Dev Maurya W /o Bhagwandeen . 
Indra Pal S /o Sukhdev, Gaya Pal S /o 
Sukhdev , Sohan Mohan S/o Pittan , 
Shivdulare S /o Durga . 
Sirajudden Slo Nijamudden , 
Riyajudden Slo Nijamudden , 
Kayamudden Slo Imamudden , 
Aslam S /o Imamudden . 
Abbas Khan S /o Sattar Khan , Yusuf 
Khan S /o Sattar Khan , Fatima Bibi 
W /o Sattar Khan . 
Ranjeet S /o Cheddu Singh , Santosh 
S/o Cheddu Singh , Narendra S/ 
Cheddu Singh . 
Siyapyari W /o Rajendra Singh . 


552 


| Private 


Agriculture 


0.0100 


Mauhar 


1568 


Private 


Agriculture 


0.0250 


Bindki 


Dariyapur 


584 


Private 


Agriculture 


0 .0250 


[F . No. 2013 /LML/ 12/7 / Eastern Corridor/813 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land & Amenities - I) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


HARINDRA HARINDRA KUMAR 


Digitally signed by 


KUMAR 


Date: 2016 . 12 .23 
14 :18 :05 + 05 30 


